सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 फाल्गुन, 1939 ( श० ) 
26 फरवरी, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 144 राँची, सोमवार , 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


अधिसूचना 
26 फरवरी 2018 


संख्या - 03नि0 - न0नि0 - 11 / 2013 रा0नि0आ0 259 -- नगरपालिका के लिए निर्वाचनों की शुद्धता सुनिश्चित 


करने तथा ऐसे निर्वाचनों के उचित एवं दक्षतापूर्ण रीति से संचालन के हित में भारत का संविधान के 
अनुच्छेद - 243ZA सहपठित 243K तथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 538 द्वारा झारखण्ड राज्य 
क्षेत्र के अन्तर्गत नगरपालिकाओं के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम - 43( क ) एवं 44 के 
प्रावधानानुसार , राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिकाओं के निर्वाचन के निमित्त निर्वाचन प्रतीकों की विशिष्टता, 
आरक्षण, चयन तथा आवंटन के लिए निम्नलिखित आदेश देता है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 26 फरवरी , 2018 


संक्षिप्त शीर्षक , विस्तार एवं प्रारंभ : 
( क ) यह आदेश “निर्वाचन प्रतीक आवंटन आदेश, 2018” कहा जाएगा । 
( ख) यह झारखण्ड राज्य के नगरपालिका निर्वाचन में लागू होगा । 
( ग) यह आदेश झारखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा । 


2 


परिभाषाएँ : 
( क ) जब तक संदर्भ अथवा प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस आदेश में आयोग से अभिप्रेत है 

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 2(92 ) में उल्लिखित राज्य निर्वाचन आयोग ; 
नगरपालिका से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नगर निगम / नगर परिषद् / नगर पंचायत के रूप 
में अधिसूचित नगर निकाय ; 
“निर्वाचन क्षेत्र से अभिप्रेत है, नगर निगमों / नगर परिषदों / नगर पंचायतों के महापौर / 
अध्यक्ष / उप महापौर / उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन क्षेत्र एवं वार्ड पार्षदों / सदस्यों के लिए प्रादेशिक 

निर्वाचन क्षेत्र ; 
(घ) “ राजनैतिक पार्टी / दल " से ( महापौर / अध्यक्ष / उप महापौर / उपाध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में) से 

अभिप्रेत है, ऐसा “ राजनीतिक दल" जो राष्ट्रीय दल अथवा राज्य स्तरीय दल जो चुनाव चिन्ह 
( आरक्षण एवं आवंटन ) आदेश, 1968 में परिभाषित है ; 
स्पष्टीकरण : - राज्य स्तरीय दल से तात्पर्य झारखण्ड राज्य के लिए मान्यता प्राप्त राज्य 

स्तरीय / राज्यीय दल है । 
सविरोध निर्वाचन से अभिप्रेत है, नगर निगमों / नगर परिषदों / नगर पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन 
क्षेत्र एवं महापौर / अध्यक्ष / उप महापौर / उपाध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन, जहाँ मतदान 

आवश्यक है ; 
( च ) “निर्वाचन से अभिप्रेत है नगरपालिकाओं का सामान्य या उप निर्वाचन जिसके लिए यह निर्वाचन 

प्रतीक आवंटन आदेश लागू होगा ; 

कंडिका से अभिप्रेत है इस आदेश की कंडिका; 
( ज ) प्रपत्र से अभिप्रेत है इस आदेश के साथ संलग्न प्रपत्र; 

आरक्षित निर्वाचन प्रतीक से अभिप्रेत है भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण एवं 
आवंटन) आदेश, 1968 द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं झारखण्ड राज्य का राज्यीय दल द्वारा 


कि 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


प्रायोजित किए गए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को ही अनन्य रूप से आवंटित किए जाने के 

लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीक ; 
(ञ) मुक्त निर्वाचन प्रतीक से अभिप्रेत है इस आदेश के परिशिष्ट -III (क),( ख) एवं (ग) में विनिर्दिष्ट 

मुक्त निर्वाचन प्रतीक ; 
( ट ) राज्य से अभिप्रेत है सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य ; 
( ठ ) इस आदेश में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो यथास्थिति झारखण्ड 

नगरपालिका अधिनियम , 2011, झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 
2012, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं एतद् नियमावली, 1960, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 
1951 एवं एतद् नियमावली, 1961 तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण एवं 

आवंटन) आदेश , 1968 में उनके लिए दिया गया है । 
भाग - I नगरपालिकाओं के महापौर / अध्यक्ष / उप महापौर / उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए : 
3. ( क) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल : 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण एवं आवंटन ) आदेश , 1968 द्वारा मान्यता प्राप्त 
प्रत्येक राष्ट्रीय दल अथवा झारखण्ड राज्य का मान्यता प्राप्त राज्यीय दल नगरपालिकाओं के 
महापौर / अध्यक्ष / उप महापौर / उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन के निमित्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक 
दल हैं । 
गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल : 
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल से भिन्न , ऐसा राजनैतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
( केन्द्रीय अधिनियम 43 of 1951 ) की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल जिसका 
रजिस्ट्रीकृत प्रधान कार्यालय झारखण्ड राज्य क्षेत्र में अवस्थित है, नगरपालिकाओं के 
महापौर / अध्यक्ष / उप महापौर / उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन के लिए गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक 
दल हैं । 


मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं उनके लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीकों की सूची परिशिष्ट - I में 
संलग्न है । 


( घ ) 


गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की सूची परिशिष्ट - II में संलग्न है । 


4. 


कोई भी अभ्यर्थी, किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी तभी समझा जाएगा, जब – 


( क) 


अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में इस आशय की घोषणा की हो ; 


( ख ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 
संबंधित राजनैतिक दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रपत्र - ख में सूचना , 
नाम निर्देशन की अंतिम तिथि के अपराहन 3: 00 ( तीन) बजे के अपश्चात् निर्वाची पदाधिकारी को 
प्राप्त करा दिया गया हो ; 


_ ऐसा प्राधिकृत पदाधिकारी उस राजनैतिक दल की राज्य ईकाई द्वारा प्रपत्र - क में प्राधिकृत किया 

गया हो और उसका नमूना हस्ताक्षर , नाम निर्देशन की अंतिम तिथि के अपराहन् 3:00 ( तीन ) बजे 
के अपश्चात् निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त करा दिया गया हो ; 


परन्तु यदि इस आशय की सूचना कि अभ्यर्थी को , उस राजनैतिक दल के प्राधिकृत 
पदाधिकारी द्वारा प्रायोजित किया गया है, निर्धारित अवधि तक प्रपत्र - क एवं प्रपत्र - ख में निर्वाची 


पदाधिकारी को प्राप्त नहीं होता है तो उस अभ्यर्थी को स्वतंत्र अभ्यर्थी समझा जाएगा; 


यदि किसी एक ही राजनैतिक दल से किसी नगरपालिका के एक पद के लिए दो या दो से 
अधिक अभ्यर्थियों को प्रायोजित करने के लिए प्रपत्र - ख में सूचना निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त 
होती है तथा वह राजनैतिक दल प्रपत्र - ख में यह बताने / दर्शाने में असफल हो जाता है कि इस 
सूचना से पूर्व में भेजी गई सूचना / सूचनाओं को रद्द कर दिया गया है, तो निर्वाची पदाधिकारी 
केवल उस अभ्यर्थी का प्रपत्र - ख स्वीकृत करेगा जिसका नाम निर्देशन पत्र उसे सबसे पहले प्राप्त 
हुआ हो । शेष अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों जिनके लिए भी प्रपत्र - ख निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हो गए 
हों, परन्तु जिसके पूर्व में भेजी गई सूचना को रद्द नहीं किया गया हो, को ऐसे राजनैतिक दल 
द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा तथा उन्हें स्वतंत्र अभ्यर्थी माना जाएगा । 


(ड.) फैक्स अथवा ईमेल द्वारा प्राप्त कोई संदेश , प्राधिकृत पदाधिकारी का अनुकृति हस्ताक्षर 

(facsimile ) या रबर स्टाम्प के हस्ताक्षर या किसी पत्र की फोटोकॉपी , प्रमाण या सन्तुष्टि हेतु 
स्वीकार नहीं की जाएगी तथा इस प्रकार वह साक्ष्य के रूप में ग्राहय नहीं होगी । 


प्रपत्र - क एवं प्रपत्र - ख पर राजनैतिक दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा केवल स्याही / बॉल पेन 


से हस्ताक्षर , तिथि एवं मुहर सहित अंकित किए गए हों । 


5. 


किसी राजनैतिक दल द्वारा किसी अभ्यर्थी का नाम रद्द या प्रतिस्थापन करना : 


कोई राजनैतिक दल निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रपत्र - ख में , पूर्व में किसी अभ्यर्थी के पक्ष में 
जारी की गई प्रपत्र - ख में सूचना को रद्द कर सकता है अथवा एक संशोधित सूचना द्वारा किसी 
अभ्यर्थी का नाम प्रतिस्थापित कर किसी दूसरे अभ्यर्थी के पक्ष में दे सकता है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी, 2018 


( क) 


पूर्व में प्रपत्र - ख में जारी की गयी सूचना को रद्द या प्रतिस्थापित करने वाली प्रपत्र - ख में 
पुनरीक्षित सूचना, निर्वाची पदाधिकारी को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि के अपराहन 3: 00 ( तीन ) 
बजे के अपश्चात् अवश्य प्राप्त करा दिया जाए; 


( ख) 


ऐसी पुनरीक्षित सूचना प्रपत्र - ख में दल के उसी प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित हो 
जिसके द्वारा प्रपत्र - ख में पूर्ववर्ती सूचना हस्ताक्षरित किया गया हो और वह असंदिग्ध एवं स्पष्ट 
रूप से यह दर्शाता हो कि वह पूर्ववर्ती सूचना को यथास्थिति रद्द या प्रतिस्थापित करता है ; 


निर्वाची पदाधिकारी को पुनरीक्षित सूचना अर्थात् संबंधित प्रपत्र- ख की प्रमाणिकता के संबंध में 
समाधान हो जाए , और 


( घ) 


उस अभ्यर्थी द्वारा जिसके पक्ष में पुनरीक्षित सूचना दी गई है, अपने नाम निर्देशन पत्र में पूर्व में ही 
यह घोषणा की गई हो कि उसे उस राजनैतिक दल द्वारा प्रायोजित किया गया है । 


निर्वाचन प्रतीक का आवंटन : 
नगरपालिकाओं के प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में इस आदेश के अधीन निर्वाची पदाधिकारी किसी निर्वाचन 


क्षेत्र में महापौर / अध्यक्ष / उप महापौर / उपाध्यक्ष के प्रत्येक पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी 
को , नियत तिथि , समय एवं स्थान पर अलग - अलग विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों ( परिशिष्ट में संलग्न पदवार) 
में से कोई एक प्रतीक निम्नरूपेण आवंटित करेगा : 
( क ) किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा प्रायोजित किसी अभ्यर्थी को उस दल के लिए आरक्षित 


निर्वाचन प्रतीक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आवंटित किया जाएगा, अन्य कोई निर्वाचन प्रतीक नहीं ; 
किसी निर्वाचन क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए, परिशिष्ट -I में संलग्न आरक्षित 
प्रतीकों का , किसी ऐसे अभ्यर्थी द्वारा न तो चयन किया जाएगा और न ही उसे वह प्रतीक आवंटित 
किया जाएगा, जो उस राजनैतिक दल द्वारा प्रायोजित न हो , जिसके लिए ऐसा प्रतीक आरक्षित है, 
भले ही उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में उक्त राजनैतिक दल द्वारा 
प्रायोजित कोई भी अभ्यर्थी निर्वाचन नहीं लड़ रहा हो ; 
किसी गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी को , उसके द्वारा , यदि दो नाम 
निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है तो प्रथम नाम निर्देशन पत्र में , अथवा एक ही नाम निर्देशन पत्र 
प्रस्तुत किया गया है तो उस नाम निर्देशन पत्र में , महापौर / अध्यक्ष पद के लिए परिशिष्ट - III ( क ) 
में एवं उप महापौर / उपाध्यक्ष पद के लिए परिशिष्ट - III( ख) में विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में 
से अधिमान क्रम में चयन किया गया निर्वाचन प्रतीक स्वतंत्र अभ्यर्थी के ऊपर प्राथमिकता देकर 
निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आवंटित किया जाएगा, अन्य कोई निर्वाचन प्रतीक नहीं ; 


( घ ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी, 2018 
स्वतंत्र अभ्यर्थियों को यदि उनके द्वारा दो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है तो प्रथम नाम 
निर्देशन पत्र में , अथवा एक ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है तो उस नाम निर्देशन पत्र 
में , यथानिर्धारित परिशिष्ट - III (क) या III( ख) में विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से अधिमान 
क्रम में चयन किया गया निर्वाचन प्रतीक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आवंटित किया जाएगा , अन्य 
कोई निर्वाचन प्रतीक नहीं । 
अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम नाम निर्देशन पत्र में चयनित विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन 
प्रतीकों को निम्न प्रक्रिया के अनुसार अधिमान क्रम में आवंटित किया जाएगा : 
( i) सर्वप्रथम गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को उनके अधिमान क्रम में 

चयन के अनुसार विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के पश्चात् शेष बचे मुक्त 
निर्वाचन प्रतीकों में से स्वतंत्र अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जाएगा; 


यदि किसी एक मुक्त निर्वाचन प्रतीक को एक ही अभ्यर्थी द्वारा अपनी पसंद के 


प्रथम अधिमान क्रम पर रखा गया हो तो वह उसी अभ्यर्थी को आवंटित कर दिया जाएगा, 
किसी अन्य को नहीं; 


( iii ) यदि एक ही निर्वाचन प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी पसंद के प्रथम 

अधिमान क्रम पर रखा हो तो उस मुक्त निर्वाचन प्रतीक के आवंटन का निर्णय लॉट द्वारा 
किया जाएगा । जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकले उसे ही वह प्रतीक आवंटित कर 

दिया जाएगा । लॉट निकालने की कार्रवाई उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष की जाएगी; 
(iv ) प्रथम पसंद के अंकित प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर शेष बचे अभ्यर्थियों को 

उनकी पसंद के दूसरे अधिमान क्रम के प्रतीकों का आवंटन भी उपर्युक्त प्रक्रिया के 

अनुसार किया जाएगा ; 
( v) तत्पश्चात् शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के तीसरे अधिमान क्रम के निर्वाचन 

प्रतीकों का आवंटन भी उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा ; 
( vi ) पहले, दूसरे और तीसरे अधिमान क्रम के सभी मुक्त निर्वाचन प्रतीक आवंटित हो जाने के 

पश्चात् भी यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा शेष बच जाता है जिसे अपनी पसंद का ( तीनों में से) 
कोई निर्वाचन प्रतीक आवंटित न हुआ हो या जिसने कोई पसंद ही न अंकित की हो तो 
उसे विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची में से उपर्युक्त आवंटन के पश्चात् शेष बचे 
क्रमानुसार सबसे ऊपर वाला वह प्रतीक आवंटित किया जाएगा , जो अब तक किसी को 
आवंटित नहीं किया गया है । प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन शेष बचे 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची ( प्रपत्र - 9( ख) ) में उनके नामों के 

क्रम के अनुसार (एक के बाद एक ) किया जाएगा । 
(vii ) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक अंतिम होगा और बिना 

आयोग के पूर्वानुमोदन के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक में 

कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा । 
( viii) निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के पश्चात् यथानिर्धारित परिशिष्ट - III (क) एवं III( ख ) में 

संलग्न अनुकृति के अनुसार आवंटित प्रतीक की अनुकृति निर्वाची पदाधिकारी द्वारा 
यथास्थिति , महापौर / अध्यक्ष / उप महापौर / उपाध्यक्ष के अभ्यर्थी को संलग्न प्रपत्र – ग में 
तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी । 


7. 


यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तो अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम 
नाम निर्देशन पत्र में अधिमान क्रम में चयन किए गए विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों पर ही विचार किया 
जाएगा, भले ही वह प्रथम नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा के दौरान अस्वीकृत क्यों न हो गया हो और दूसरा 
स्वीकृत हो गया हो । अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए दूसरे नाम निर्देशन पत्र में चयनित निर्वाचन प्रतीकों 
पर विचार नहीं किया जाएगा ; 

परन्तु किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा प्रायोजित किए गए अभ्यर्थी के मामले में ऐसा नाम 
निर्देशन पत्र, जिसमें अभ्यर्थी ने स्वयं को उस दल द्वारा प्रायोजित किए जाने की घोषणा की हो , में अंकित 
किए गए राजनैतिक दल के आरक्षित प्रतीक पर विचार किया जाएगा, भले ही वैसा नाम निर्देशन पत्र, 
प्रथम नाम निर्देशन पत्र नहीं हो ; 

परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने भिन्न - भिन्न नाम निर्देशन पत्रों में भिन्न -भिन्न 
राजनैतिक दलों द्वारा स्वयं को प्रायोजित किए जाने की घोषणा की है , तो ऐसे नाम निर्देशन पत्र , जिसमें 
अंकित किए गए राजनैतिक दल ने अभ्यर्थी को प्रायोजित किया है, पर विचार किया जाएगा और यदि 
किसी अभ्यर्थी को एक से अधिक दलों ने प्रायोजित किया है तो ऐसे नाम निर्देशन पत्रों में पश्चात्वर्ती नाम 
निर्देशन पत्र में की गई घोषणा पर ही विचार किया जाएगा तथा पर्ववर्ती नाम निर्देशन पत्र में की गई 
घोषणा को नजरअंदाज किया जाएगा । 


भाग - II नगरपालिकाओं के वार्ड पार्षद / सदस्य के निर्वाचन के लिए : 


8. 


( क ) 


नगरपालिकाओं के वार्ड पार्षदों / सदस्यों का निर्वाचन गैर दलीय आधार पर किया जाना है, 
इसलिए वार्ड पार्षदों / सदस्यों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र - 9( क ) में 
देवनागरी लिपि में वर्णक्रमानुसार तैयार की गई सूची में से अभ्यर्थियों के नामों के क्रम के अनुसार 
( एक के बाद एक ) परिशिष्ट - III( ग) में संलग्न विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची में से, 
क्रमानुसार (एक के बाद एक ) निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जाएगा । अर्थात् , प्रपत्र - 9( क ) में 
अंकित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के क्रमांक - 1 के अभ्यर्थी को आयोग द्वारा 
विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीक की सूची परिशिष्ट - III ( ग ) का क्रमांक - 1 का निर्वाचन प्रतीक तथा 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी, 2018 
तद्नुसार अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रपत्र - 9( क ) में उनके क्रमानुसार , क्रमश: निर्वाचन प्रतीक आवंटित 
किया जाएगा । 
निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक अंतिम होगा और बिना आयोग के 
पूर्वानुमोदन के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक में कोई परिवर्तन नहीं 
किया जाएगा । 
निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के पश्चात् परिशिष्ट -III (ग) में संलग्न अनुकृति के अनुसार 
आवंटित निर्वाचन प्रतीक की अनुकृति निर्वाची पदाधिकारी द्वारा वार्ड पार्षद / सदस्य के अभ्यर्थी को 
संलग्न प्रपत्र - ग में तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी । 


(ग) 


भाग - III अन्यान्य : 


9. 


किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आवंटित निर्वाचन प्रतीक अंतिम होगा । 

परंतु निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया गया यह निर्वाचन प्रतीक आवंटन यदि राज्य निर्वाचन आयोग 
द्वारा जारी निर्देश से असंगत होगा तो ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग सभी तथ्यों की पर्याप्त जाँच 
परख कर, जैसा वह उचित समझे, निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किए गए निर्वाचन प्रतीक आवंटन का पुनरीक्षण 
कर सकता है । 
राज्य निर्वाचन आयोग अपने निदेश के अधीन किसी भी स्तर पर अभ्यर्थियों को आवंटित प्रतीक में संशोधन, 
परिवर्द्धन तथा विलोपन अथवा इससे इतर आदेश निर्गत कर सकेगा । यदि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा 
निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित प्रतीक में संशोधन, परिवर्द्धन 
तथा विलोपन किया जाता है, तो ऐसे संशोधित निर्वाचन प्रतीकों का पुनः प्रकाशन , यथास्थिति प्रपत्र - 9( क ) 
या प्रपत्र - 9( ख ) में किया जाएगा , जिसकी प्रतियाँ उस निर्वाचन / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों 
को दी जाएगी । 


11. 


निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण एवं आवंटन) के निमित्त , उपबंधों में से किसी का स्पष्टीकरण अथवा कठिनाई का 
निराकरण करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो, राज्य निर्वाचन 
आयोग आदेश, अनुदेश एवं निदेश निकाल सकेगा । 


12 . 


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में निर्गत निर्वाचन प्रतीक आवंटन आदेश, 2013 को निरस्त किया जाता है । 


अनुलग्नक : यथोक्त । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से , 


ह० / - ( अस्पष्ट ), 

सचिव 


- 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


प्रपत्र - “ क 
मान्यताप्राप्त एवं रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा प्रायोजित किए गए अभ्यर्थियों के नामों 

की सूचना देने हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में संसूचना 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


पत्रांक 

दिनांक 
सेवा में , 

निर्वाची पदाधिकारी 
नगरपालिका.. 

जिला 
विषयः ........... . 

......* नगर निगम / नगर परिषद (वर्ग - क / वर्ग - ख) / नगर पंचायत के लिए 
* महापौर / अध्यक्ष / उप महापौर / उपाध्यक्ष के अभ्यर्थी को प्रायोजित करने के निमित्त व्यक्तियों को दल 

द्वारा प्राधिकृत करना । 
महाशय, 

निर्वाचन प्रतीक आवंटन आदेश , 2018 की कंडिका- 4 के अनुसरण में मुझे एतद् द्वारा यह संसूचित करना 
है कि 

.....( दल का नाम ) एक * राष्ट्रीय दल / * झारखण्ड राज्य में राज्यीय 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


दल / * रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल है , निम्नलिखित व्यक्ति / व्यक्तियों को विषयांकित निर्वाचन में दल द्वारा 
अभ्यर्थियों को प्रायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है : 

सूचना संसूचन के लिए दल में धारित पद का नाम | नगरपालिकाओं के नाम 
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम 

जिसके संबंध में उसे । ( महापौर / अध्यक्ष / उप 
प्राधिकृत किया गया है । महापौर / उपाध्यक्ष ) 


पद 


2. इस प्रकार उपर्युक्त प्राधिकृत व्यक्ति / व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचेदिए गए हैं : 
___ 1 . श्री ......... 

... . . .. का नमूना हस्ताक्षर 
(i)......... 

................ ( 11 ) ........ ...................... (iii ) ................. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


का नमूना हस्ताक्षर 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


( 1 ) ..... . 

........................................ 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


स्थान ................. 


भवदीय 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


दिनांक 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अध्यक्ष / सचिव का हस्ताक्षर 
दल का नाम 
( दल की मोहर ) 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


* यदि लागू न हो, तो काट दें । 


10 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


प्रपत्र - " ख " 
राजनैतिक दल द्वारा प्रायोजित किए गए अभ्यर्थियों के नामों की सूचना 


पत्रांक 
दिनांक 


सेवा में , 

निर्वाची पदाधिकारी 
नगरपालिका 
जिला 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


विषय: 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


.... .* नगर निगम / नगर परिषद (वर्ग - क / वर्ग - ख) / नगर पंचायत के लिए 
* महापौर / अध्यक्ष / उप महापौर / उपाध्यक्ष पद के लिए अभ्यर्थी को प्रायोजित किया जाना । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


महाशय , 

निर्वाचन प्रतीक आवंटन आदेश , 2018 की कंडिका - 4 के अनुसरण में , मैं . ..... 
( प्राधिकृत व्यक्ति का नाम ) अपने ...... . ..................(दल) की ओर से एतद् द्वारा सूचना देता हूँ कि वह 
व्यक्ति जिसका विवरण नीचे स्तम्भ 3 से 5 में दिए गए हैं , उक्त दल का प्रायोजित अभ्यर्थी है : 
नगरपालिका का 

प्रायोजित अभ्यर्थी का | प्रायोजित अभ्यर्थी के प्रायोजित अभ्यर्थी का 
नाम 

नाम 

पिता / माता / पति का । डाक पता 
( महापौर / अध्यक्ष / उप 
महापौर / उपाध्यक्ष ) 


पदनाम 


नाम 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


* 2. प्ररूप -" ख " में दल के प्रायोजित अभ्यर्थी के रूप में श्री / श्रीमती / सुश्री .... .. ..... के पक्ष में पत्रांक 

. दिनांक ......... ..... के द्वारा पहले दी गई सूचना एतद् द्वारा रद्द की जाती है । 
* 3 प्ररूप - " ख" में दल के प्रायोजित अभ्यर्थी के रूप में श्री / श्रीमती / सुश्री ................. के 

पक्ष में पत्रांक ... .... दिनांक .. . ....... के द्वारा पूर्व में दी गई सूचना को प्रतिस्थापित की जाती 
है तथा श्री / श्रीमती / सुश्री ... ....... . ........ माता / पिता / पति का नाम . ... .... डाक पता 

........... दल के अब प्रायोजित अभ्यर्थी है । 
4 . यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसका नाम ऊपर उल्लेख किया गया है , इस राजनैतिक 

दल का एक सदस्य है, उसका नाम , इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत् शामिल है । 
स्थान 

भवदीय 
तारीख . 

( दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर ) 

( दल की मोहर ) 


. . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . 


. . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


* यदि लागू न हो, तो काट दें । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


11 


प्रपत्र - ग 
(महापौर / अध्यक्ष, उप महापौर / उपाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद / सदस्य के निर्वाचन के लिए 

अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटन की सूचना) 


कार्यालय निर्वाची पदाधिकारी 


* नगर निगम / * नगर परिषद ( * वर्ग - क / * वर्ग - ख ) / * नगर पंचायत 


प्रेषित , 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


विषयः नगरपालिका निर्वाचन , 2018 : निर्वाचन प्रतीक आवंटन की सूचना । 


उपर्युक्त विषयक एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नाम * नगर 
निगम / * नगर परिषद (* वर्ग- क / * वर्ग - ख ) / * नगर पंचायत के * महापौर / * अध्यक्ष / * उप 
महापौर / * उपाध्यक्ष / * वार्ड पार्षद / सदस्य पद के निर्वाचन हेतु दिनांक ................. . को होने वाले 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों की सूची ( * प्रपत्र - 9( क ) / * प्रपत्र - 9( ख) के क्रमांक..... ......) में अंकित है तथा 


..... ..... प्रतीक आवंटित किया गया है । निर्वाचन 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


आपको निर्वाचन प्रतीक के रूप में 
प्रतीक की अनुकृति संलग्न है । 


स्थान - 


दिनांक - 


निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर 


पूरा नाम 


पदनाम 


* जो लागू नहीं हो उसे काट दें । 


12 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


परिशिष्ट - I 


मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं झारखण्ड राज्य के राज्यीय दलों की सूची 

(कंडिका -3(ग) देखें ) 


क्र०स० 


राष्ट्रीय दल 


आरक्षित प्रतीक 


1. 


ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस 


पुष्प और तृण 


2. 


बहुजन समाज पार्टी 


हाथी 


. 


भारतीय जनता पार्टी 


कमल 


4 . 


कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया 


बाल और हॉसिया 


कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट ) 


हथौड़ा, हाँसिया और सितारा 


. 


इंडियन नेशनल काँग्रेस 


हाथ 


. 


नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी 


घड़ी 


क्र०स० 


झारखण्ड राज्य के राज्यीय दल 


आरक्षित प्रतीक 


आजसु पाटी 


केला 


2 . 


झारखण्ड मुक्ति मोर्चा 


तीर - कमान 


झारखण्ड विकास मोर्चा ( प्रजातांत्रिक ) 


कघा 


| राष्ट्रीय जनता दल 


लालटेन 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


13 


परिशिष्ट -|| 
झारखण्ड राज्य के लिए रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों की सूची 

( कंडिका –3(घ) देखें ) 


क०सं० 


दलों का नाम 


पता 


आपका हमारा पार्टी 


| ग्राम - महुडर , पोस्ट - रेवाली, जिला - हजारीबाग , झारखण्ड - 825301 


2 - अखिल भारतीय झारखण्ड पार्टी 


गांव -किनुडीह , पोस्ट - करनडीह , जिला - पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर -831002 , 
झारखण्ड 


| बहुजन सदान मोर्चा 


| इसरी बाजार , पोस्ट - इसरी बाजार , जिला - गिरिडीह, झारखण्ड - 825107 


| बहुजन शक्ति 


माइन्स रेस्क्यु स्टेशन कैम्पस, पोस्ट - धनसार , जिला - धनबाद , झारखण्ड 


भारत विकास मोर्चा 


| शेखपुरा रोड, मधुपुर , जिला - देवघर , झारखण्ड 


6 


भारतीय आजाद सेना 


15नं0 चौक , बड़कागांव , जिला - हजारीबाग, झारखण्ड - 825311 


| भारतीय जनमुक्ति पार्टी 


ग्राम - डुन्डुर , पोस्ट - लठेया , थाना - छतरपुर , जिला - पलामू, झारखण्ड - 822116 


| हम किसान पार्टी 


मकान सं0 - 1699/ G - 25/ A1 विद्या नगर रोड नं0-1, हरमु , राँची- 834002 , 
झारखण्ड 


जन साधारण पार्टी 


मकान नं0 - 04 , डॉ0 फतेहउल्लाह लेन, मेन रोड, राँची , झारखण्ड- 834001 


10 


| 


झारखंड दिशोम पार्टी 


12, रोड नं0 - 21 , कदमा फार्म एरिया, जमशेदपुर - 831005 , झारखण्ड 


11 


| झारखण्ड जन क्रांति मोर्चा 


मकान सं0 - 36 , दिनकर नगर , पोस्ट - हटिया रेलवे कॉलोनी, थाना - जगरनाथपुर , 
राँची, झारखण्ड 


12 


झारखण्ड जन मोर्चा 


द्वितीय मंजिल , अजमेरी टावर , मल्लाह टोली, राँची - 834001, झारखण्ड 


13 


झारखण्ड जनाधिकार मंच 


भुवनेश्वरी लोक , काली मंदिर रोड, वर्धमान कम्पाउण्ड, राँची - 834001 , झारखण्ड 


14 


झारखण्ड जनाधिकार पार्टी 


| होलीक्रॉस स्कूल के सामने, लालपुर, पीसरोड, राँची - 834001, झारखण्ड 


15 


झारखण्ड की क्रान्तिकारी पार्टी 


23 , पूर्वी जेल रोड , राँची -1 , झारखण्ड 


| झारखण्ड मुक्ति मोर्चा( उलगुलान ) 


| शुक्ला कॉलोनी, पोस्ट -हिनू, राँची, जिला राँची - 834002 , झारखण्ड 


17 | झारखण्ड पार्टी 


आनन्द सुवानी निवास , एयरपोर्ट रोड, हिनू, राँची - 834002 , झारखण्ड 


14 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 

पोस्ट - लौबासा, जमशेदपुर, थाना - गोविन्दपुर, जिला -पूर्वी सिंहभूम , झारखण्ड 


18 झारखण्ड पीपुल्स पार्टी 


19 | झाखण्ड वनांचल काँग्रेस 


| 5, रातू रोड, राँची - 834005 , झारखण्ड 


20 


झारखण्ड विकास दल 


273, लोक एवेन्यु , कॉके रोड , राँची, झारखण्ड 


21 | लोक जनविकास मोर्चा 


कचहरी रोड , थाना - कोतवाली, पोस्ट - राँची , जिला राँची -834001 , झारखण्ड 


22 मानव मुक्ति मोर्चा 


हमीदगंज वार्ड नं0 - 13, पत्थर मिल के आगे , डाकघर – मेदिनीनगर - 822101 , 
जिला - पलामू, झारखण्ड 


23 


नवजवान संघर्ष मोर्चा 


डी / 711, टाउनशीप, भवनाथपुर, गढ़वा - 822112, झारखण्ड 


24 


राष्ट्रीय देशज पार्टी 


टुंगरी टोली , अरगोड़ा सेन्ट फ्रांसिस स्कूल, पोस्ट - हरमू, जिला - राँची - 834012 , 
झारखण्ड 


25 | राष्ट्रीय जनक्रान्ति मोर्चा 


| ग्राम - बभने आलम नगर , पोस्ट - प्रतापपुर , जिला - चतरा, झारखण्ड - 825404 


26 | राष्ट्रीय जनसंघर्ष स्वराज पार्टी 


अपर चुटिया , राँची - 834001 , झारखण्ड 


27 


अशोका ऐवन्यु , ग्राम - लालगंज, थाना - सदर , जिला - राँची, झारखण्ड 


| राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक 
| 
पार्टी 


28 


सदान विकास पार्टी 


नार्थ ऑफिस पारा, गौरी शंकर नगर, मकान सं0 - 276, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड 


29 | झारखण्ड पार्टी ( सेकुलर ) 


ग्राम - उनीडीह, पोस्ट - राजा उलातु, थाना - नामकुम , जिला - रॉची, झारखण्ड 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी, 2018 


15 


परिशिष्ट -III (क ) 


महापौर / अध्यक्ष के लिए विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची 


क्र0सं0 


प्रतीक 


क्र0स0 


प्रतीक 


क्र0सं0 


प्रतीक 


1 


एयरकंडीस्नर 


हीरा 


पेन्डुलम 


बेबी वॉकर 


डोली 


फोन चार्जर 


फलों से युक्त टोकरी 


डम्बल्स 


करनी 


बैटरी टार्च 


एक्सटेंशन बोर्ड 


हान्डी 


बेन्च 


फ्राक 


रेजर 


बिस्कुट 


गैस सिलेण्डर 


रोड रोलर 


बोतल 


काँच का गिलास 


सेफ्टी पिन 


अंगूर 


कैंची 


बाल्टी 


टोप 


कूदने की रस्सी 


कैमरा 


हाकी और बाल 


जुराबें 


शिमला मिर्च 


प्रेस 


स्टूल 


फूलगोभी 


लैटर बाक्स 


मेज 


चपाती रोलर 


30 


माचिस की डिब्बी 


टेलीविजन 


चिमनी 


नेल कटर 


टीलर 


टायर 


कड़ाही 


टूथपेस्ट 


चारपाई 


नाशपाती 


त्रिभुज 


कप और प्लेट 


पैनस्टैण्ड 


16 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


परिशिष्ट - III ( क ) 


महापौर / अध्यक्ष पद के लिए विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की अनुकृति 


क्र०सं० 


अनुकृति 


प्रतीक 


क्र०सं० 


अनुकृति 


प्रतीक 


बोतल 


एअरकंडीस्नर 


बेबी वॉकर 


co 


फलों से युक्त 


टोकरी 


बाल्टी 


बैटरी टार्च 


कैमरा 


5 


बेन्च 


शिमला मिर्च 


बिस्कुट 


फूलगोभी 


BISCUIT 
VII ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


17 


क्र०स० 


अनकति 


__ 


प्रतीक 


क्र०सं० 


अनुकृति 


प्रतीक 


13 


चपाती रोलर 


डोली 


डम्बल्स 


चिमनी 


टायर 


एक्सटेंशन बोर्ड 


चारपाई 


फ्राक 


गैस सिलेण्डर 


कप और प्लेट 


हीरा 


काँच का गिलास 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


क्र०स० 


अनको 


प्रतीक 


क्र०सं० 


प्रतीक 


25 


31 


अंगूर 


नेल कटर 


कड़ाही 


टोप 


हाकी और बाल 


नाशपाती 


पेस 


पैनस्टैण्ड 


20 


लैटर बाक्स 


पेन्डुलम 


माचिस की डिब्बी 


फोन चार्जर 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


19 


क्र०स० 


अनुकृति 


प्रतीक 


क्र०सं० 
43 


अनुकृति 


प्रतीक 


कूदने की रस्सी 


करनी 


हान्डी 


जुराबें 


45 


रेजर 


न 


मेज 


रोड रोलर 


सेफ्टी पिन 


टेलीविजन 


48 


टीलर 


कैंची 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


क्र०स० 


अनुकृति 


प्रतीक 


क्र०सं० 


अनुकृति 


प्रतीक 


49 


50 


त्रिभुज 


टूथपेस्ट 


)) TOOTHPASTE 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


21 


परिशिष्ट - III ( ख) 


उप महापौर / उपाध्यक्ष के लिए विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची 


क्र0सं0 


प्रतीक 


क्र0स0 


प्रतीक 


क्र0स0 


प्रतीक 


अलमारी 


18 


डीजल पम्प 


35 


मूसल और खरल 


गुब्बारा 


द्वार घंटी 


तकिया 


बल्ला 


बिजली का खंभा 


खाने से भरी थाली 


मोतियों का हार 


बाँसुरी 


प्रेशर कुकर 


साइकिल पम्प 


फ्राइंग पैन 


रेफ्रिजरेटर 


ब्लैक बोर्ड 


गैस का चूल्हा 


रूम कूलर 


बक्सा 


ग्लोब 


आरी 


ब्रीफकेस 


हरी मिर्च 


सिलाई की मशीन 


केक 


हेडफोन 


स्लेट 


कैन 


आइस क्रीम 


स्टैपलर 


कार्पेट 


भिंडी 


झूला 


जंजीर 


लाइटर 


चाय छलनी 


चप्पलें 


माईक 


47 


टेनिस बल्ला व गेंद 


चिमटी 


गले की टाई 


48 


टॉफियाँ 


नारियल फार्म 


पैंट 


ट्रैक्टर चलाता किसान 


क्रेन 


मटर 


50 


ट्रक 


कटिंग प्लायर 


पेन्सिल डिब्बा 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


परिशिष्ट - III ( ख ) 


उप महापौर / उपाध्यक्ष पद के लिए विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की अनुकृति 


क्र०सं० 


अनुकृति 


प्रतीक 


क्र०स० 


अनुकृति 


प्रतीक 


अलमारी 


बक्सा 


8 


गुब्बारा 


ब्रीफकेस 


केक 


बल्ला 


Kirkirahua 


मोतियों का हार 


कन 


. 


साइकिल पम्प 


कार्पेट 


ब्लैक बोर्ड 


जंजीर 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


23 


क्र०सं० 


अनुकृति 


प्रतीक 


क्र०सं० 


अनुकति 


प्रतीक 


13 


19 


चप्पलें 


द्वार घंटी 


चिमटी 


बिजली का खंभा 


नारियल फार्म 


बाँसुरी 


SIREDIESEL 


फ्राइंग पैन 


कटिंग प्लायर 


गैस का चूल्हा 


डीजल पम्प 


ग्लोब 


24 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


क्र0स0 


अनकात 


प्रतीक 


अनुकृति 


प्रतीक 


क्र०स० 
31 


25 


हरी मिर्च 


गले की टाई 


हेडफोन 


आइस क्रीम 


मटर 


भिडी 


पेन्सिल डिब्बा 


35 


मूसल और खरल 


लाइटर 


36 


माईक 


तकिया 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


25 


क्र०स० 


अनुकृति 


प्रतीक 


अनुकृति 


प्रतीक 


क्र०सं० 
43 


37 


खाने से भरी थाली 


स्लेट 


44 


प्रैशर कुकर 


स्टेपलर 


29 


45 


रेफ्रिजरेटर 


झूला 


46 


रूम कूलर 


tatiTERRORI 


चाय छलनी 


- 


आरी 


टेनिस बल्ला व 


गेंद 


सिलाई की मशीन 


टॉफियाँ 


-16 


26 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


क्र०स० 


अनुकृति 


प्रतीक 


क्र०सं० 


अनुकृति 


प्रतीक 


49 


ट्रैक्टर 
चलाता 
किसान 


ट्रक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी, 2018 


27 


परिशिष्ट - III ( ग ) 


वार्ड पार्षद / सदस्य के लिए विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची 


क्र0सं0 


प्रतीक 


क्र0स0 


प्रतीक 


क्र0सं0 


प्रतीक 


ऑटोरिक्शा 


डिश एंटिना 


पेट्रोल पम्प 


चूड़ियाँ 


ड्रिल मशीन 


अनानास 


बल्लेबाज 


लिफाफा 


प्लेट स्टैण्ड 


बेल्ट 


फव्वारा 


पंचिंग मशीन 


दूरबीन 


कीप 


अंगुठी 


आदमी व पाल 


उपहार 


रूम हीटर 


युक्त नौका 


डबल रोटी 


ग्रामोफोन 


41 


। 


स्कूल का बस्ता 


ब्रुश 


हारमोनियम 


जूता 


कैल्कुलेटर 


हेलमेट 


साबुनदानी 


मोमबत्तियाँ 


पानी गरम करने 


स्टेथोस्कोप 


की रॉड 


कैरम बोर्ड 


कुन्डी 


सिरिन्ज 


चक्की 


लन्च बॉक्स 


टेलीफोन 


शतरंज बोर्ड 


मिक्सी 


टैन्ट 


कोट 


नूडल्स कटोरा 


दाँत ब्रुश 


15 


कलर ट्रे और ब्रुश 


मूंगफली 


tux 


घन 


33 


कलम की निब सात 
किरणों के साथ 


तुरही 


दाव 


पेन्सील शार्पनर 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


वार्ड पार्षद / सदस्य के लिए विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की अनुकृति 


परिशिष्ट - III ( ग ) 


क्र०सं० 


अनुकृति 


प्रतीक 


क्र०सं० 


अनुकृति 


प्रतीक 


ऑटोरिक्शा 


डबल रोटी 


चूड़ियाँ 


बुश 


1234567890123 


बल्लेबाज 


कैल्कुलेटर 


S 


10 


बेल्ट 


मोमबत्तियाँ 


दूरबीन 


कैरम बोर्ड 


आदमी व पाल 
युक्त नौका 


चक्की 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी, 2018 


29 


क्र०स० 


अनुकृति 


प्रतीक 


क्र०सं० 


अनुकृति 


प्रतीक 


13 


19 


ड्रिल मशीन 


शतरंज बोर्ड 


कोट 


लिफाफा 


LE 


फव्वारा 


कलर ट्रे और ब्रुश 


RSHARE 


LATIOily 


16 


22 


कीप 


घन 


दाव 


उपहार 


18 


डिश एंटिना 


ग्रामोफोन 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


क्र०सं० 


अनुकृति 


प्रतीक 


क्र०सं० 


अनुकृति 


प्रतीक 


25 


31 


हारमोनियम 


नूडल्स कटोरा 


32 


हेलमेट 


मूंगफली 


कलम की निब 
सात किरणों के 


uun 


पानी गरम करने 

की रॉड 


साथ 


पेन्सील शार्पनर 


कुन्डी 


29 


35 


लन्च बॉक्स 


पेट्रोल पम्प 


36 


| 


अनानास 


मिक्सी 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


क्र०स० 


प्रतीक 


क्र०स० 


अनुकृति 


प्रतीक 


37 


43 


प्लेट स्टैण्ड 


साबुनदानी 


38 


पंचिंग मशीन 


स्टेथोस्कोप 


39 


अंगुठी 


सिरिन्ज 


to 


रूम हीटर 


टेलीफोन 


NOT 


स्कूल का बस्ता 


दाँत बुश 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 26 फरवरी , 2018 


अनुकृति 


प्रतीक 


क्र0सं0 
49 


अनुकृति 


प्रतीक 


क्र०स० 
50 


ट्रे 


तुरही 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 144 -- 50 


